रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


SET 
" 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग – खण्ड 1 
PART I— Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मई 7 , 2019 / वैशाख 17 , 1941 
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 7 , 2019 /VAISAKHA 17 , 1941 


सं. 138 ] 
No . 138] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 7 मई, 2019 

सं. 6 / 2015 - 20 
विषयः विदेश व्यापार नीति 2015 - 20 के तहत एसईआईएस लाभ का दावा करने के लिए 28 .06. 2018 को अधिसूचित एएनएफ 

3ख में संशोधन । 
__ फा . सं. 01 / 61 / 180 / 291 / एएम 19 / पीसी - 3. - विदेश व्यापार नीति 2015 - 2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, महानिदेशक , विदेश व्यापार एतद्द्वारा दिनांक 28.06.2018 की सार्वजनिक सूचना 15 / 2015 - 2020 के तहत यथा अधिसूचित 
प्रक्रिया पुस्तक 2015- 20 के एएनएफ 3ख में निम्नलिखित संशोधन करते हैं । 
एएनएफ 3ख का | मौजूदा प्रावधान 

संशोधित प्रावधान 
शीर्षक / क्षेत्र 
आवेदकों के लिए भुगतान का दस्तावेजी प्रमाण 1. सीए / सीडब्ल्यूए / सीएस प्रमाण पत्र के रूप में दस्तावेजी प्रमाण 
दिशानिर्देश 

जिसे आरबीआई द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जो परिशिष्ट 3ड. के तहत 
परिशिष्ट 3ड. में सेवाओं हेतु सेवाओं के लिए एसईआईएस के अंतर्गत लाभ का दावा करता है 
विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त जिसके लिए भारतीय रुपए में भुगतान प्राप्त किया गया है । प्रमाणपत्र में 
किए जाने और विदेशी मुद्रा में यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि भारतीय रुपए में भुगतान की जांच 
अर्जित किए जाने के रूप में | की गई है और भारतीय रुपए में ये भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के 
अनुमोदित किया जाता है । 

संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार विदेशी मुद्रा में प्राप्त किए जाने और 

विदेशी मुद्रा में अर्जित किये जाने के रूप में हैं । 
अनुलग्नक - ख इस समय कोई परंतुक नहीं परन्तुक निम्नानुसार शामिल किया जाता है , 

ख1. सेवा श्रेणियों -चिकित्सा और दंत चिकित्सा सेवाएं ( औपबंधिक सीपीसी 

9312), अस्पताल सेवाएं ( औपबंधिक सीपीसी 9311) और होटल एवं 


2375 GI/ 2019 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


PPARI (hefs Hier ) (3114cifetch PAULA 641 –643)– fall 
एफआईआरसी / भुगतान के प्रमाण के साथ बीजक - वार अनुरुपता का 
उपर्युक्त विवरण आवश्यक नहीं है और इसके बदले बीजक और 
एफआईआरसी / भुगतान के प्रमाण के पृथक विवरण एक प्रमाण पत्र के 
साथ प्रस्तुत किए जाएंगे कि एफआईआरसी / भुगतान के प्रमाण के 
विवरण में सूचीबद्ध एफआईआरसी / भुगतान के प्रमाण बीजक विवरण में 

सूचीबद्ध बीजकों से संबंधित हैं । 
इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः एफटीपी के तहत एसईआईएस लाभ हेतु आवेदन करने के लिए एएनएफ 3ख में कतिपय संशोधन किए गए हैं । 

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक , विदेश व्यापार 

एवं पदेन अपर सचिव 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 


New Delhi, the 7th May, 2019 

No. 6 /2015 - 2020 


Subject : Amendment in the ANF 3B notified on 28 . 06 .2018 for claiming SEIS benefits under the FTP 2015 - 20 

F . No. 01/61/ 180 /291/AM19 /PC - 3. — In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign 
Trade Policy (2015 - 2020 ), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the 
ANF 3B of the Handbook of Procedures, 2015 - 20 as notified vide Public Notice 15 /2015 - 20 dated 28 . 06 . 2018 . 


Current Provision 


Amended Provision 


Heading 
Field of ANF 


3B 


Guidelines for 
Applicants 


1. Documentary evidence of 
payments which are approved 
by RBI as deemed to be 
received in foreign exchange 
and deemed to be earned in 
foreign exchange for services 
in Appendix 3E 


1. Documentary Evidence in the form of a CA /CWA /CS 
Certificate , which certifies that payments in INR for 
services rendered as under Appendix 3E have been 
scrutinized and these payments in INR are approved 
under RBI guidelines as deemed to be received in 
foreign exchange and deemed to be earned in foreign 
exchange - is required to be submitted by applicants 
which claims benefits for INR payments . 
A proviso is added as below : 


Annexure B 


No Proviso at present 


B1. For the service categories , Medical and Dental 
Services (Provisional CPC 9312 ), Hospital Services 
(Provisional CPC 9311) and Hotels and Restaurants 
( including catering ) ( Provisional CPC 641 -643) , invoice 
wise matching with FIRC / proof of payment will not be 
required and instead , a consolidated statement of both 
invoices and FIRCs/proofs of payment may be 

submitted . 
Effect of this Public Notice : Certain amendments have been made in the ANF 3B for applying for SEIS benefits under 
the FTP 


ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade 

& Ex-Officio Addl. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 

Date : 2019.05 . 08 
KUMAR 09:20 :09 + 05 30 


